निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1009 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 नवम्बर 2018 


सं० 16 / यू.1 - 12 / 2018 - 1505( आ०चि० ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 

27 नवम्बर 2018 
विषय: राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में गृह चिकित्सक की दो वर्षों की कालावधि के 

लिए नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन एवं मापदंड का निर्धारण । 

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् , नई दिल्ली के न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड के अनुसार विभागीय राज्यादेश 
संख्या 826 ( दे०चि० ), दिनांक 20.08.2015 द्वारा राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में गृह चिकित्सक 
( House Physician) कुल 5 (पाँच ) पद पे बैंड 9300 - 34800 / - ग्रेड पे 5400 / - में स्वीकृत है । 

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन एवं मापदंड के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा निर्णयोपरान्त निम्नांकित रूप से समिति का गठन एवं मापदंड का निर्धारण किया 
जाता है । साथ ही गृह चिकित्सक के पद की कालावधि 2 वर्ष ( टेनियोर) निर्धारित किया जाता है । 
( क ) समिति का गठन : 
निदेशक ( यूनानी ) - 

अध्यक्ष 
प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना 

सदस्य सचिव 
महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक - 

सदस्य 


सम्बंधित जिला के अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति के पदाधिकारी या आयुष 

सदस्य 
निदेशालय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति के चिकित्सा पदाधिकारी - 

( ख ) प्राचार्य द्वारा प्रत्येक दो वर्षों पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार गृह चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति हेतु 
विज्ञापन किया जायेगा । समिति द्वारा निम्नांकित योग्यता / अर्हता के अनुसार अंक निर्धारित कर कुल अधिक अंक वाले 
की नियुक्ति हेतु अनुशंसा आरक्षण कोटि के अनुसार की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 नवम्बर 2018 


( ग ) मापदंड का निर्धारण : 
अर्हता / योग्यता 

अंक की गणना 
1. बी०यू०एम०एस० या समकक्ष ( बी०यू०एम०एस० के लिए यूनिवर्सिटी 

50 अंक 
___ मेरिट लिस्ट , मेरिट क्रमांक 1 से 10 तक ) 
2. बी0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड, पटना द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में 

25 अंक 
प्राप्तांक 40 % या अधिक 
3. एम0डी0 ( यूनानी) 

25 अंक 

100 अंक 
( घ ) नियुक्ति प्राधिकार - प्राचार्य द्वारा गृह चिकित्सक की नियुक्ति स्वीकृति वेतनमान का प्रक्रम वेतन पर 
अन्य अनुमान्य भत्ते सहित 2 वर्षों के लिए की जाएगी । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग ( प्रशाखा - 16) को भी उपलब्ध 
करायी जाय । 

राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


कुल 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1009 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


